HD 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा 

प्रकाशित 


18 वैशाख, 1941 ( श ० ) 


संख्या 


16 


राँची, बुधवार 


- 


8 मई , 2019 ( ई ०) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


, 


पुरःअस्थापित 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 239-246 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 
भाग 1 -क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1- ख -- मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस - सी ., बी.ए , 
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 
2 , एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई. ,डिप ०- इन - एड., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग -2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गजट और राज्य गजटों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग-5 - झारखण्ड विधान - सभा में 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग - 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9- विज्ञापन 
भाग- 9-क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख -निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक- 


, 


... 


पूरक " अ " 


... 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 8 मई, 2019 


240 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
26 अप्रैल, 2019 


संख्या -1/ विविध -821/2017 का .- 3368- श्री दिलीप कुमार झा , भा.प्र.से. ( झाः 2004), परीक्षा 
नियंत्रक , झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा उपभोग हेतु 
अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली 1955 के नियम 10, 11, 12, 13, 15 एवं 20 के तहत दिनांक 
08.05.2019 से 17.05.2019 तक कुल 10 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं 18.05.2019 
से 19.05.2019 के शनिवारीय/रविवारीय अवकाश का उपभोग करने की अनुमति तथा उक्त अवधि में 
मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


241 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 8 मई , 2019 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 


15 अप्रैल , 2019 ई ० । 


संख्या- 13/एम०2-1068/ 2013- 2015 / सी ०, -- श्री अम्बर लकड़ा, भा ०पु ० से ०, समादेष्टा , गृह 
रक्षा वाहिनी मुख्यालय , झारखण्ड, राँची के लोक सभा आम चुनाव -2019 में चुनाव प्रेक्षक के रूप में 
कार्य करने के कारण उनके कार्यालय से अनुपस्थिति अवधि में श्री अश्विनी कुमार सिन्हा, भा ० पु० से ० 
( 2010), पुलिस अधीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची अपने कार्यों के अतिरिक्त 
समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय, झारखण्ड , राँची के प्रभार में रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 8 मई, 2019 


242 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 


16 अप्रैल , 2019 ई ० । 


संख्या-13/एल०-103 / 2017- 2045 श्रीमती निधि द्विवेदी , भा ० पु ० से ०, पुलिस अधीक्षक , 
रामगढ़ को अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी ) नियमावली , 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत 
दिनांक -01.06.2019 से 10.06.2019 तक कुल 10 ( दस ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति 
प्रदान की जाती है । उक्त अवधि में श्रीमती द्विवेदी, भा ० पु० से० को निजी खर्च पर आइसलैंण्ड (Iceland ) 
निदरलैंड ( Netherland ), फ्रांस ( France) तथा स्वीडन (Sweden ) विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है । 


2 . 


उक्त अवधि के लिए श्रीमती द्विवेदी , भा ० पु ० से ० को कोटि वेतन देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


इग्नातियुस कुल्लू , 


सरकार के उप सचिव । 


243 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 8 मई , 2019 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 


16 अप्रैल , 2019 ई ० 


संख्या-13/ एल०-103/ 2017- 2046 श्री पियूष पाण्डेय , भा ० पु० से० , पुलिस अधीक्षक , नगर 
धनबाद को अखिल भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10 , 11 एवं 20 के तहत 
दिनांक -01.06.2019 से 10.06.2019 तक कुल 10 (दस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति 
प्रदान की जाती है । उक्त अवधि में श्री पाण्डेय , भा ०पु ० से० को निजी खर्च पर आइसलैण्ड (Iceland) 
निदरलैंड ( Netherland ), फ्रांस ( France ) तथा स्वीडन (Sweden ) विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है । 


2 . 


उक्त अवधि के लिए श्री पाण्डेय , भा ०पु ० से ० को कोटि वेतन देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


इग्नातियुस कुल्लू, 


सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 8 मई, 2019 


244 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 


18 अप्रैल , 2019 ई ० । 


संख्या-12/ पी०-8005/ 2014- 2068-- पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री परमेश्वर प्रसाद को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक 
( मुख्यालय ), लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-12/ पी०-80056/ 2014- 2069-- पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय ), लोहरदगा के पद पर 
पदस्थापित श्री अजय कुमार को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय, राँची में 
योगदान करने का निदेश दिया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


245 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 8 मई , 2019 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
28 फरवरी , 2019 ई ० | 


संख्या-10/विविध- 1005- A/ 2018- 1166 राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड / वनांचल अलग राज्य के 
गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु निर्णय विभागीय संकल्प 
संख्या-2108 , दिनांक -07.05.2012 ( प्रति संलग्न ) द्वारा लिया गया था । 


2 . 


उक्त संकल्प के आलोक में आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु गठित 
झारखण्ड/ वनांचल आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग द्वारा उक्त संकल्प के अनुरूप , विभिन्न श्रेणी के 
आंदोलनकारियों को जिलावार चिन्हित कर राज्य सरकार को अष्ठम संपुष्ट सूची पत्रांक -2550, दिनांक 
27.12.2018 द्वारा समर्पित किया गया । 


3 . 


4 . 


आयोग के उक्त प्रतिवेदनों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार संलग्न सूची के 
अनुसार कुल-229 चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान की गयी है । इस चिन्हित 
आंदोलनकारियों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी कोटि के अन्तर्गत वर्णित सुविधाएं 
संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी । 

संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध संलग्न सूची में नामांकित चिन्हित 
झारखण्ड/वनांचल आन्दोलनकारी की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि 
का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर से सुनिश्चित करेंगे एवं 
प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन का उसके अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा । 

यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी/उनके 
अधिसूचित आश्रित को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके । 


5 . 


6 . यह दिनांक -01.08.2015 से प्रभावी होगा । 
अनु ०- यथोक्त । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


इग्नातियुस कुल्लू , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 8 मई, 2019 


246 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
02 मई , 2019 ई ० | 


संख्या-13/ ओ०-105/ 2018- 2288 / सी ०,-- श्रीमती वन्दिता राणा, परीक्ष्यमान भा ०पु ० से ० 
( झारखण्ड: 2017) को गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं०-I-11014/01/2018-IPS.IV, 
दिनांक -01.03.2019 के आलोक में विवाह के आधार पर झारखण्ड से राजस्थान संवर्ग स्थानान्तरण के 
फलस्वरूप राजस्थान संवर्ग में योगदान देने हेतु अधिसूचना निर्गत की तिथि से विरमित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश 
सरकार के अवर सचिव । 


कुमार सिन्हा, 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 16 -- 50 | 


